निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1249 ) पटना, शुक्रवार , 15 नवम्बर 


2019 


सं ० 1 प्रा ० आ०-11 / 2017 / 3762 / आ ० प्र ० 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 


7 नवम्बर 2019 


विषयः - राज्य में वज्रपात के पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के संबंध में । 
वर्तमान में वज्रपात की घटना में तीव्रता आयी है तथा इससे जानो - माल का नुकसान हो रहा है । वज्रपात से होने वाली 
मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि हुई है । वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में बिहार में मृत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 107 , 180 एवं 139 है । 
वर्तमान वर्ष 2019 में दिनांक -31.07.2019 तक वज्रपात से 172 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1418 दिनांक -17.04.2015 में वज्रपात को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local 
Disaster) के रूप में अधिसूचित करते हुए इससे होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक -20.03.2015 से SDRF/ NDRF 
द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान देय है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को काफी 
अधिक राशि का व्यय करना पड़ता है । वज्रपात आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना से इसमें होने वाले व्यय की राशि में 
कमी आयेगी । 

3. राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु नामांकन ( Nomination) के आधार पर : 

( i) अर्थ नेवटर्क ( Earth Networks, Inc , Address :- 12410 Milestone Center Drive, Suite 300 
Germantown Maryland 20876 , USA) के साथ चार वर्षों के लिए समझौता / करार आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना 
द्वारा दिनांक -14.08.2019 को किया गया है । इस वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली के अधिष्ठापन पर कुल 39.00 ( उनचालीस 
लाख ) रूपये (Plus Applicable Taxes Per Year) प्रतिवर्ष का व्यय होना है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 नवम्बर 2019 


( ii ) साथ ही वज्रपात घटित होने के संबंध में पूर्व सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल ऐप के माध्यम से लोगों तक 
सूचना के प्रेषण हेतु कीहु साल्युशॉन्स ( Qihou Solutions Private Limited, Whitefield Road , Bangalore -560048 , 
Karnataka, India) बंगलौर के साथ करार / समझौता आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक -14.08.2019 को किया 
गया है । मोबाईल एप की संस्थापना हेतु एकमुश्त 7.00 ( सात लाख ) रूपये (18 % GST अतिरिक्त ) तथा दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष 
रख - रखाव हेतु 01.00 (एक लाख) रूपये (18 % GST अतिरिक्त) का व्यय होना है । 

( iii ) वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना एवं मोबाईल ऐप पर व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था 
मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा । 

4. उक्त में दिनांक -24.10.2019 को आहुत मंत्रिपरिषद् की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1249-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


